निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1047 ) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2015 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

14 सितम्बर 2015 
(बिहार वक्फ नियमावली 2002 नियम 33(5 ) के अन्तर्गत ) 
सं0 अ0सं0क0- 02 - 01/शिया - 11 / 2015- 1410 — एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री इरशाद अली 
आजाद पिता ( स्व० ) सैयद असगर अली सदस्य बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा - 14(8 ) 
के अनुसार बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विधिवत निर्वाचित हुए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ददन प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1047-571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


